HARYANA GOVT. GAZ . ( EXTRA .), JUNE 26 , 2019 (ASAR . 5 , 1941 SAKA) 


185 


हरियाणा सरकार 
विधि तथा विधायी विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 26 जून , 2019 
संख्या लैज. 20 / 2019. - दि हरियाणा कलीनिकल इसटैबलिशमन्टस ( रजिस्ट्रेशन ऐन्ड रेगयुलेशन ) 
अडोपशन ( अमेन्डमेन्ट ) ऐक्ट, 2019 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 
11 जून, 2019 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा 
अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4 - क के खण्ड ( क ) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा 
में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा : 

2019 का हरियाणा अधिनियम संख्या 20 
हरियाणा नैदानिक स्थापन ( रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अंगीकरण ( संशोधन ) अधिनियम, 2019 
हरियाणा नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन ) अंगीकरण अधिनियम, 2018 

को संशोधित करने के लिए 

अधिनियम 
भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह 
अधिनियमित हो : 


पण 


प्रारम्भ । 


1. (1) यह अधिनियम हरियाणा नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन ) अंगीकरण संक्षिप्त नाम तथा 
( संशोधन ) अधिनियम, 2019, कहा जा सकता है । 

(2 ) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा । 


2. हरियाणा नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन ) अंगीकरण अधिनियम , 2018 की धारा 2018 का हरियाणा 
1 की उप - धारा ( 2) के बाद , निम्नलिखित उप - धारा रखी जाएगी, अर्थात् : 

अधिनियम 11 की । 

धारा 1 का संशोधन । 
"(2क) यह उन बीमारियों के निदान अथवा उपचार से सम्बन्धित सभी नैदानिक स्थापनों 
पर भी लागू होगा, जहां रोगविज्ञान, जीवाणुविज्ञान सम्बन्धी, आनुवंशिक, रेडियोलॉजिकल, 
रसायन, जैविक अन्वेषण अथवा अन्य निदान अथवा अन्वेषण सम्बन्धी सेवाएं जो प्रायः प्रयोगशाला 
अथवा अन्य चिकित्सा उपकरण की सहायता से चलाई जा रही हैं । " | 


मीनाक्षी आई० मेहता, 
सचिव, हरियाणा सरकार, 
विधि तथा विधायी विभाग । 


57146 — L. R. 


H. G . P., Chd . 


